निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 478) 


24 भाद्र 1931 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 15 सितम्बर 2009 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

20 अगस्त 2009 
सं0 प्र01 / विविध - 32 / 08 - 13 — श्री अशोक कुमार, प्रतिनियुक्त कनीय विद्युत अभियंता, ऊर्जा विभाग 
जो संप्रति विद्युत निरीक्षणालय, पटना में कनीय विद्युत अभियंता के पद पर पदस्थापित हैं , अपने कार्यों के 
अतिरिक्त सचिव, लाईसेंसिग बोर्ड, बिहार, पटना के प्रभार में अगले आदेश तक रहेगें । 

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक 2844, दिनांक 15 जून 2007 को निरस्त किया जाता 
है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 478-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


